IN 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण , 1938 ( श० ) 


संख्या- 534 


राँची, सोमवार , । 


31 जुलाई , 2017 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 जुलाई , 2017 


संख्या - परि . वि .(योजना)-299/ 2015-1026 -- झारखण्ड सरकार एवं रेलवे मंत्रालय , 
भारत सरकार के बीच नये रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु 51 : 49 के हिस्सेदारी के 
अनुसार दिनांक 20 जनवरी , 2017 को Joint Venture Agreement ( JVA) हस्ताक्षरित 
किया गया । उक्त एकरारनामा के पश्चात् Joint Venture Company (JVC ) का गठन 
किया जाना है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 31 जुलाई , 2017 
Joint Venture Company (JVC) के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु एकरारनामा 
के कण्डिका -5.1 के तहत Board of Director के लिए सदस्य के रूप में झारखण्ड सरकार 
की ओर से निम्नांकित को नामित किया जाता है - 


1. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची 


Chairman 


Non -whole time Director 


2. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव 
योजना- सह -वित्त विभाग, झारखण्ड 


Non -whole time Director 


3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव 

परिवहन विभाग, झारखण्ड 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


भूषण पासवान , 

उप सचिव 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 534-- 50 


